रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


ANAL 


HTAS 


N 


SENSH 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub-section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार, सितम्बर 8, 2010 / भाद्र 17 , 1932 
NEW DELHI, WEDNESDAY , SEPTEMBER 8 , 2010 /BHADRA 17 , 1932 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


सं . 5021 
No. 5021 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली . 8 सितम्बर, 2010 

सं. 7 / 2010 - स्वच्छ ऊर्जा उपकर 
सा. का. नि. 737 ( अ). - वित्त अधिनियम, 2010 ( 2010 का 14 ) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा स्वच्छ उर्जा उपकर नियमावली, 2010 को संशोधित करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : 


1. (1) इन नियमों को स्वच्छ उर्जा उपकर (संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जा सकता है । 

( 2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे । 


2. स्वच्छ उर्जा उपकर नियामवली, 2010 में ; 
( क)नियम 11 में 
(i) “जिस महीने में भुगतान किया गया है उस महीने के अधिकतम 10वें दिन तक " शब्दों , आंकड़ों 

एवं अक्षरों की जगह "जिस महीने हटाया गया उस महीने के बाद दूसरे महीने के अधिकतम 10वें 

दिन तक " शब्द , आंकड़े और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे; 
( ii ) परन्तुक के बाद निम्नलिखित दृष्टांत जोड़ा जाएगा, अर्थात्: 

“ दृष्टांत:-जुलाई, 2010 महीने के लिए विवरणी 10 सितम्बर, 2010 तक देय होगी । ” 


( ख) प्रपत्र -I, की जगह निम्नलिखित प्रपत्र-1 प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: - 


3526 GI/ 2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(1)] 


"प्रपत्र - I 


विनिर्दिष्ट माल को हटाने की मासिक विवरणी 

(नियम 11 देखें ) 


महीना 


वर्ष 


महीना जिसके लिए विनिर्दिष्ट माल की विवरणी है 


I. (1 ) पंजीकरण संख्या : 


( 2 ) उत्पादक का नाम : 


(3) पूरा पता 
II. हटाए गए विनिर्दिष्ट माल एवं देय उपकर का विवरण : 
क्र . सं . 

पत 

- सीईटीएस | विनिर्दिष्ट मात्रा की महीने के दौरान प्रति टन अधिसूचना अधिसूचना प्रति 
सहित । एच सं . | माल का इकाई । हटाए गए उपकर की जिसका | में क्र .सं . | बिल 
खान का 

विवरण विनिर्दिष्ट माल दर (रू. लाभ लिया 

देय कुल 
नाम 

की मात्रा प्रति टन ) गया । 

उपकर 

मिट्रिक टन में ) 
| (1) | (2) (3) | (4) (5) (6) (7) | (8) | (9) (10 ) 
( यदि उत्पादक ने केन्द्रीयकृत पंजीकरण प्राप्त कर लिया है तो इस भाग को प्रत्येक सी ई टी एस एच और प्रत्येक खान 
के लिए दुहराया जाना है ।) 


III . भुगतान का विवरण : 
भुगतान । नियम 6(3) के स्रोत उपकर कोड . चालान सं .( सी टिप्पणियां 
किया गया | अंतर्गत महीने के दस्तावेज 

आई एन ) 
कूल उपकर दौरान समायोजित 
( रू . में ) उपकर की राशि 
(2) (3) (4) 

(5) | (6) 
( भुगतान किए गए कुल उपकर में चालान के माध्यम से महीने को दौरान भुगतान किया गया उपकर तथा 
पिछले महीनों से समायोजित अतिरिक्त भुगतान शामिल होने चाहिए ) 


। 


चालान सं . ( सी आई एन ) 


। 


IV. अन्य भुगतानों का विवरण : 
भुगतान 

नकद भुगतान 

की राशि ( रू.) 
नियम 6 के अंतर्गत 
सी ई एस एस का बकाया 


स्रोत दस्तावेज 
सं . । 

तिथि 


अन्य बकाया 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड 3 (6) ] 

नियम 6(4) के अंतर्गत 
ब्याज का भुगतान 
अन्य ब्याज का भुगतान 
* विविध भुगतान 


कुल 


( विविध भुगतानों में जुर्माना, पूर्व जमा , मोचन शुल्क शामिल हैं ) 


V. (क ) मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि इस विवरणी में दी गई सूचना प्रत्येक दृष्टिकोण से सच, सही और 
पूर्ण है और यह कि मैं निर्धारिति की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हं । 
( ख ) महीने के दौरान कुल _ _ रू. की राशि टी आर- 6 चालान (प्रतियां संलग्न ) के जरिए जमा की गई । 
( ग) महीने के दौरान बीजक सं. _ _ से __ __ जारी किए गए ( खान क्रम में ) 


(निर्धारिति अथवा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर ) 


स्थान : 


तिथि : 


.. . . 


पावती 


महीना 


वर्ष 


विनिर्दिष्ट माल की विवरणी 


विनिर्दिष्ट माल की विवरणी 


- 


दिन 


वर्ष 


महीना 
प्राप्ति की तिथि 

(रेज अधिकारी का नाम तथा कार्यालय मुहर सहित हस्ताक्षर ) 

अनुदेश 
यदि उत्पादक ने स्वच्छ उर्जा उपकर नियमावली, 2010 के अंतर्गत केन्द्रीयकृत पंजीकरण प्राप्त कर 
लिया है तो उसे प्रतयेक खान के संबंध में पृथक रूप से सारणी सं.|| एवं V( ग) के संबंध में सूचना 
प्रदान करनी चाहिए । 
यदि एक से अधिक मद उत्पादित किया जाता है तो प्रत्येक सारणी में अतिरिक्त खाना जोड़ा जाना 
चाहिए । 
8 अंकीय सी ई टी एच एस सं. को बिना दशमलव बिन्दु के दर्शाया जाए । 
शुल्क भुगतान के लिए चालानों का ब्यौरा सारणी ॥ में उल्लिखित किया जाना चाहिए। अपीलीय उपाय 

के उद्देश्य के लिए शुल्क के पूर्व भुगतान हेतु पृथक चालान का उपयोग किया जाना चाहिए । 
5 . 

क्रम सं. IV में सारणी के छठे कॉलम में शुल्क और ब्याज के बकायों के भुगतान से संबंधित मूल 
आदेश संख्या और तिथि तथा अवधि जिसके लिए उक्त ब्याज का भुगतान किया गया है का उल्लेख 
किया जाना चाहिए । अन्य विविध भुगतानों के लिए स्रोत दस्तावेज संख्या और तिथि का उल्लेख करें। " 

[ फा . सं. 354/ 72/ 2010 - टी आर यू ] 

के . एस . वी . वी . प्रसाद , अवर सचिव 
टिप्पण : मूल नियमावली भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3, उप - खंड (i), दिनांक 22 जून , 2010 में अधिसूचना 

सं. 6/ 2010 - स्वच्छ ऊर्जा उपकर, दिनांक 22 जून , 2010 [ सा. का.नि. 548 ( अ ) , दिनांक 22 जून , 2010 ] के 
जरिए प्रकाशित हुई थी । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part IISec. 3 (1)] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 8th September, 2010 

No. 7 /2010 - Clean Energy Cess 
G . S. R . 737 ( E ).- In exercise of the powers conferred by section 84 of the Finance Act, 2010 ( 14 of 
2010 ), the CentralGovernment hereby makes the following rules to amend the Clean Energy Cess Rules, 
2010 , namely : 


1 . ( 1) These rules may be called the Clean Energy Cess (Amendment) Rules, 2010 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. In the Clean Energy Cess Rules , 2010 , 

(a ) in rule 11, 
(i) For the words, figures and letters “ not later than 10th day of themonth in which the payment 

has been ” the words, figures and letters " not later than 10th day of the second month , 

following the month in which removals were” shall be substituted ; 
(ii) after the proviso , the following illustration shall be inserted , namely : 

“ Illustration .- Return for the month of July 2010 shall be due by the 10th of September , 2010 ." 


(b ) for Form -I, the following Form - I shall be substituted , namely : 


“ FORM - 1 


Monthly Return for Removal of specified goods 
(See rule 11 ) 

Μ 
Return for Specified Goods for the Month 


Μ 


Υ 


Υ 


Υ 


Υ 


I. (1) Registration Number : DIIIIIIIIIIIIII 


(2 ) Name of the Producer : 


Total 


cess 


(3 ) Full Address 
II . Details of Specified Goods removed and Cess payable 
S .No Name of CETSH Description Unit of Quantity of Rate of 

themine . NO . of specified quantity specified cess per 
along with 

goods 

goods tonne 
address 

removed (Rs. per 
during the tonne ) 

month 
(in MT) 


Notificat S .No. 
ion in 
availed notific 

ation 


payable 
as per 
billing 
(Rs.) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(3) 


To (8) 


(9 ) 


( 10 ) 


( This part is to be repeated for each CETSH and for each mine, in case a producer has obtained centralized 
registration ) 


[ ATT II - OUS 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


Cess Code 


Remarks 


III . Details of payment: 
Total Cess ! Amount of Cess 
paid 

adjusted during 
(Rs.) the month under 

Rule 6 ( 3 ) 


Source 
document 


Challan No. 1 

(CIN ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( Total Cess paid should include Cess payment made during the month through challan as well as 
excess payment adjusted from earlier month (s).) 


: 


IV . Details of other Payments : 
Payments 

Amount paid in 

cash (Rs.) 
Arrears of CESS under 
rule 6 


Challan No . 

(CIN ) 


Source document 
No. 1 

Date 


Other arrears 


Interest payment under 
rule 6 ( 4 ) 
Other interest payments 


*Miscellaneous payments 


Total 


(* Miscellaneous payments include penalty , pre - deposit, redemption fine .) 


V . (a ) I hereby declare that the information given in this return is true , correct and complete in every 
respect and that I am authorized to sign on behalf of the assessee . 
(b )During the month a total amount of Rs. was deposited vide TR -6 Challan ( copies enclosed ). 
(c )During the month , invoices bearing S . No . to were issued . (Mine-wise ) 


(Name and Signature of the Assessee or Authorised signatory ) 


Place : 
Date : 


ACKNOWLEDGMENT 


M 


M 


Return of Specified Goods 


DDTM MYT 


Y 


Date of Receipt 


352 


(Name and Signature of the Range Officer with Official Seal) 


0 - 2 


i 


sintvi 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART 11- Sec. 3 (1)] 
INSTRUCTIONS 
In case where a producer has obtained a centralized registration under Rule 3 of Clean Energy 
Cess Rules 2010 he should provide information in respect of table No. II and V (c ) in respect of 
each Mine separately . 
In case more than one item is produced , additional row may be inserted in each table. 
8 - Digit CETHS No. may be indicated without any decimal point. 
The details of the challans for duty payment should be mentioned in Table II. Separate challans 
should be used for pre- deposit of duty for the purpose of appellate remedy. 
In the sixth column of Table at serial number IV specify the Order- in -Original number and date 
relating to the payment of arrears of duty and of interest , the period for which the said interest has 
been paid . For other miscellaneous payments , mention the source document number and date ." 


[ F . No . 354 /72/ 2010 - TRUI 


K . S . V . V . PRASAD , Under Secy . 
Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II . Section 3 . 

Sub - section (i), dated 22nd June , 2010 vide notification No. 6 /2010 -Clean Energy Cess, dated the 
22nd June, 2010 [G . S.R . 548 ( E ), dated the 22nd June, 2010 ). 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Duchliched hw the Controller of Publications Delhi -110054 . 


